निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 अग्रहायण 1934 ( श ) 
( सं0 पटना 636 ) पटना, वृहस्पतिवार , 29 नवम्बर 2012 


गृह विभाग 
सैनिक कल्याण निदेशालय 


अधिसूचना 

23 नवम्बर 2012 
सं0 सै0क0नि0 / 23 / 02 / 2000 / अंश / 1199 — पूर्त धर्मस्य अधिनियम 1890 ( चैरिटेबुल एंडाउमेंटस एक्ट, 
1890 ) की धारा - 4 और 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की सहमति से राज्य सरकार ने 
भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्गठन और पुनर्वास के लिए विशेष निधि की प्रशासन समिति को इस अधिसूचना निर्गत होने की 
तिथि से निम्न प्रकार पुनर्गठित किया है । इस समिति की कालावधि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों के 
लिए होगी : 


अध्यक्ष 


महामहिम बिहार राज्य के राज्यपाल 


उपाध्यक्ष 


-No 


सदस्य 


+ 


मुख्य सचिव, बिहार, पटना 
जी0ओ0सी0, मध्य भारत एरिया, जबलपुर ( म०प्र० ) 
संयुक्त सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग , 
रक्षा मंत्रालय , भारत सरकार, साउथ ब्लॉक , नई दिल्ली 
ब्रिगेडियर ए0 के0 सिंह ( अवकाशप्राप्त), 
विद्युत बोर्ड कॉलनी ( अपोजिट राजभवन ) 
प्रथम मंजिल , डी0 ए0 वी0 स्कूल के पीछे, 
बेली रोड, पटना 
ब्रिगेडियर के0 एम0 पी0 सिंह ( अवकाशप्राप्त ), 
6 एच0 , 67 बहादुरपुर हाउसिंग कॉलनी, 
कंकड़बाग , पटना - 26 
कर्नल अशोक कुमार ( सेवानिवृत्त ), 
602 , पालम बिहार अपार्टमेन्ट , 
आशियाना मोड़, पटना 
मोबाईल - 9934262736 


8 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 नवम्बर 2012 

कमाण्डर जगदीश नारायण सिंह ( अवकाशप्राप्त ), 
जगशीला निवास , 
611 / 62, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलनी , 
भूतनाथ रोड, पटना - 800026 
मोबाईल - 9431034277 
प्रधान सचिव, गृह विभाग , बिहार , पटना 
महानिदेशक , पुनर्वास , रक्षा मंत्रालय , भारत सरकार या उनके 
प्रतिनिधि , वेस्ट ब्लॉक - 4, विंग न0 - 5 , 

आर0 के0 पुरम , नई दिल्ली - 110066 
निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना 
सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, 
भारत सरकार, वेस्ट ब्लॉक - 4 , 
आर0 के0 पुरम , नई दिल्ली - 110066 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग , बिहार, पटना 
निदेशक , पुनर्वास , केन्द्रीय जोन , 
पुनर्वास मुख्यालय , मध्य कमान , लखनऊ ( यू०पी० ) 
कमांडर, झारखण्ड एवं बिहार सब एरिया , 
दानापुर कैन्ट – 801503 


सदस्य सचिव 
विशेष आमंत्रित 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 636-571+ 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


